निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 कार्तिक 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 17 नवम्बर 2014 


( सं0 पटना 932 ) 


सं0 3 / एफ0- 4 - 1 / 1999 - 10309वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


रामेश्वर सिंह 
प्रधान सचिव । 


सेवा में , 


सभी प्रधान सचिव / सचिव 
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार 
पुलिस महानिदेशक , बिहार , पटना 
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त , 
सभी जिला पदाधिकारी , बिहार 
सभी पुलिस अधीक्षक , बिहार 


पटना, दिनांक 12 नवम्बर 2014 


विषयः 

विभागों / सम्बद्ध कार्यालयों /निदेशालयां/ अन्य कार्यालयों में बोर्ड /निगम के प्रतिनियुक्त कर्मियों 
का संबंधित बोर्ड /निगम में लागू प्रावधानों के अनुरूप अंशदायी भ०नि० योजना का 

मासिक अंशदान एवं बोर्ड /निगम अंशदान की राशि के संबंध में । 
महाशय , 

सरकार के विभिन्न आदेशों से बोर्ड / निगम के कर्मियों को राज्य सरकार के अंतर्गत 
विभागों/ संबद्ध कार्यालयों/ निदेशालयां / अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है । 

2 . बोर्ड /निगम में अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू है । प्रतिनियुक्ति अवधि में संबंधित 
बोर्ड /निगम में लागू अंशदायी भ0नि0 योजना के अधीन संबंधित कर्मचारी के वेतन से कर्मचारी अंशदान 
की कटौती प्रतिमाह की जानी है तथा संबंधित बोर्ड /निगम को कटौती की गयी राशि बैंक ड्राफ्ट के 
माध्यम से भेजा जाना है ताकि संबंधित बोर्ड / निगम उक्त अंशदान की राशि को संबंधित कर्मचारी के 
अंशदायी भ० नि0 लेखा में जमा कर सकें । 


से प्रतिनियुक्त कर्मियों के छुट्टी वतन सापक 


थापना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 नवम्बर 2014 
3 . अंशदायी भ०नि० योजना के अधीन नियोजक ( बोर्ड /निगम ) का अंशदान भी संबंधित 
प्रतिनियुक्त कर्मचारी के अंशदायी भ0 नि० लेखा में जमा करने का प्रावधान है । वित्त विभागीय पत्रांकः 
5076 दिनांकः 10 . 07. 2003 द्वारा निगम / बोर्डो से प्रतिनियुक्त कर्मियों के छुट्टी वेतन एवं अंशदायी 
भविष्य निधि लेखा में नियोजक के अंशदान की राशि सरकार द्वारा जमा किये जाने का निदेश निर्गत 
है। ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त कटौती / अंशदान की 
राशि निगमों / बोर्डों को नियमित रूप से नहीं भेजी जा रही है । 

4 . बोर्ड /निगम के विभिन्न विभागों / सरकारी कार्यालयां में प्रतिनियुक्त कर्मियों का देय नियोजक 
अंशदान की राशि की निकासी संबंधित प्रतिनियुक्त कर्मी के प्रतिनियुक्ति कार्यालय के स्थापना से वेतन 
मद के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0107 अन्य भत्ता से कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा एकाउन्ट में 
सीधे हस्तांतरण द्वारा संबंधित बोर्ड /निगम को भेजा जाएगा । 

5 . यदि प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रशासी विभाग / सरकारी कार्यालयों द्वारा नियोजक अंशदान की 
राशि किसी कारणवश निकासी कर संबंधित बोर्ड /निगम को नहीं भेजी जा सकी हो तो उक्त राशि की 
निकासी कर शीघ्र भेजा जाय तथा भविष्य में नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय । 

6 . संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में कर्मचारियों की भेजी गयी मासिक अंशदान 
की राशि एवं नियोजक ( बोर्ड / निगम ) अंशदान की राशि का लेखा- जोखा अलग अलग संधारित किया 
जाएगा । 
अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सख्ती से किया जाय । 

विश्वासभाजन, 

रामेश्वर सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 932 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


